इसे वेबसाईट www.govtpressmp. nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


Synya 


VAPAN 


मध्य प्र 


सत्य मेवा 


MOR 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 366 ] 


भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 अगस्त 2014 -- श्रावण 29, शक 1936 


मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग 

निर्वाचन भवन 
58, अरेरा हिल्स, भोपाल ( म. प्र. ) - 462 011 


आदेश 


भोपाल , दिनांक 19 अगस्त 2014 


. क्र . एफ - 57 - 01 - 2014 - तीन - नपा.- 804. - मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 - क द्वारा प्रदत्त शक्तियों के 
अनुसरण में , आयोग की अधिसूचना दिनांक 3 जुलाई, 2014 जिसका प्रकाशन " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " क्रमांक 265 में दिनांक 
3 जुलाई, 2014 को हुआ है, के भाग - 1 महापौर/ अध्यक्ष के लिए विहित मुक्त निर्वाचन प्रतीक की सूची में क्रमांक 30 में अंकित प्रतीक 
" हस्तचलित पम्प " एवं क्रमांक 40 में अंकित प्रतीक " जग " तथा भाग -2 पार्षद के लिए विहित मुक्त निर्वाचन प्रतीक की सूची में 
क्रमांक 33 में अंकित प्रतीक " फसल काटता हुआ किसान " को एतद्द्वारा विलोपित किया जाता है . 


मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार, 

हस्ता./ 
( जी . पी . श्रीवास्तव ) 

सचिव , 
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल . 

दूरभाष क्रमांक 0755 --- 2555527 


731 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित---- 2014. 


